निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 माघ 1936 ( AO ) 
( सं0 पटना 199 ) पटना , वृहस्पतिवार , 22 जनवरी 2015 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 

विद्यापति मार्ग, पटना - 800001 


अधिसूचना 

06 दिसम्बर 2014 
सं0 1176 — मुजफ्फरपुर नगर के नया टोला ( कटही पुल ) मुहल्ला स्थित श्री राम जानकी सुग्गा मंदिर पर्षद 
के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है , जिसकी निबंधन संख्या - 502 है , 

इस मंदिर के प्रबंधन एवं रख - रखाव के बारे में पर्षद को शिकायत मिलते रहें हैं । भूमि सुधार उप समाहर्ता, 
पूर्वी मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि यह मंदिर 8 क0 के परिसर में अवस्थित है, जिसमें मंदिर के अतिरिक्त 
पक्का एवं खपड़पोश कमरे बने हुए हैं । इनमें से अधिकांश कमरे किराये पर दिए गए थे विगत वर्षों में कुछ लोगों 
द्वारा इनका अतिक्रमण कर आवासीय कमरों से व्यावसयिक गतिविधियां चलायी जा रही है । मंदिर परिसर के 
अतिक्रमित होने के कारण भक्तों को पूजा - अर्जना के लिए आने - जाने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना 
पड़ता है । न्यास की परिसम्पत्तियों एवं आय- व्यय का समुचित संधारण नहीं हो रहा है तथ इसमें शुचिता एवं 
पारदर्शिता का अभाव है । स्थानीय लोगों द्वारा " श्री राम जानकी सुग्गा मंदिर विकास समिति का गठन किया गया 
हैं , जिसमें 17 सदस्य हैं । यद्यपि इसकी मान्यता पर्षद से नहीं दी गयी है, तथापि इस समिति द्वारा मंदिर में भव्य सिंह 
द्वार का निर्माण कराया गया है । 

इस न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक् विकास के लिए न्यास समिति के गठन हेतु पर्षदीय पत्रांक - 1524 
दिनांक 08 .11. 2012 द्वारा श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय , तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुजफ्फरपुर से ग्यारह 


पव 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 जनवरी 2015 
सदस्यों का नाम मांगा गया था । श्री पाण्डेय ने पत्रांक - 1855 दिनांक 10. 12. 12 द्वारा न्यास समिति के गठन के लिए 
ग्यारह व्यक्तियों की एक सूची पर्षद को भेजी है । 

उपर्युक्त परिस्थितियों में श्री राम जानकी सुग्गा मंदिर, नया टोला, मुजफ्फरपुर के सुव्यवस्था, सुचारू प्रबंधन 
एवं सम्यक विकास के लिए अधिनियम की धारा - 32 के तहत योजना का निरूपण एवं एक न्यास समिति का गठन 
आवश्यक प्रतीत होता है । 

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 ( 1951 का प्रथम कानून) की धारा - 32 में बिहार राज्य 
धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उपविधि सं0 - 43 ( द) के तहत अध्यक्ष का प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए 
श्री राम जानकी सुग्गा मंदिर, नया टोला, जिला - मुजफ्फरपुर के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था 
तथा सम्यक विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण एवं मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति 
गठन किया जाता है । 

योजना 
1. अधिनियम की धारा - 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम " श्री राम जानकी सुग्गा मंदिर न्यास 
योजना ” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम " श्री राम जानकी सुग्गा 
मंदिर न्यास योजना " होगा । 

2. श्री राम जानकी सुग्गा मंदिर न्यास एवं इसकी चल - अचल सम्पत्ति तथा आय के प्रबंधन, संचालन एवं 
प्रशासन का अधिकार न्यास समिति में निहित होगा । 

3. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मंदिर में परम्परागत पूजा - अर्चना , राग - भोग , उत्सव – समैया , 
साधु - सेवा आदि का सम्यक प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा । 

4. महंत श्री विजय दास , न्यास समिति में संरक्षक होंगे वे हर बैठक में उपस्थित होंगे और उनके 

सझावों पर बैठक में पूरा ध्यान दिया जायेगा । मंदिर में पूजा - पाठ आदि का कार्य वे देखेगे । किन्तु सभी 
लौकिक कार्यो के निर्वाह का दायित्व समिति पर होगा । 

5. मंदिर परिसर में भेंट पात्र रखे जायेगें, जिसमें दान एवं चढ़ावे की समस्त राशि डाली जायेगी, जो 
निर्धारित तिथि को न्यास समिति के दो सदस्यों के समक्ष खोली जोयगी और सही गणना कर पंजी में प्रविष्टि के बाद 
बैंक में जमा की जायेगी । 

6. मंदिर में आयोजित होने वाले सभी धार्मिक एवं मांगलिक आयोजनों के लिए निर्धारित राशि ही ली 
जायेगी जिसका सम्यक लेखा संधारण किया जायेगा । 

7. न्यास समिति न्यास के आय – व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी । 

8. मंदिर में आने वाले भक्तों की सुविध का ख्याल रख जायेगा । विशेषकर महिला दर्शनार्थियों के 
दर्शन - पूजन की सुविध एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जायेगा । 

9. न्यास की समग्र आय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी और उसका संचालन समिति के 
अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से होगा । 

10. न्यास समिति मंदिर परिसर एवं अन्य भू - खण्डों को अतिक्रमणमुक्त कराने के कार्य को प्राथमिकता 
देगी । 

11. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उपविधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते 
हुए वार्षिक आय – व्यय, बजट, अंकेक्षित प्रतिवेदन , पर्षद को देय शुल्क की राशि का सम्यक प्रेषण करेगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 जनवरी 2015 
12. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे । बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे । 
सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मुर्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष लेखा के सम्यक 
संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे । 

13. न्यास समिति की बैठक सामान्यतः मंदिर परिसर में होगी । यह बैठक प्रत्येक तिमाही में कम - से - कम 
एक बार आवश्य होगी । निर्णय बहुमत से होगा । 

14. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उनके दायित्वों का निर्वहन करेंगे । 

15. जिन नियमों का उल्लेख इस योजना में नहीं है, और न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा, तो न्यास 
समिति विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के बाद इसे लागू करेगी । 

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा । 

17. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभान्वित होते पाये जायेंगे या 
आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी । 

उर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है : 
(1 ) महंत विजय दास, श्री राम जानकी सुग्गा मंदिर , नया टोला, मुजफ्फरपुर 

- संरक्षक 
(2) श्री बालेश्वर नारायण सिंह, पोलिटेकनिक कॉलेज के पिछे, नया टोला, मुजफ्फरपुर 

- अध्यक्ष 
( 3) श्री मधुमंगल ठाकुर, दामोदर निवास, स्पीकर रोड, नया टोला मुजफ्फरपुर 

- सचिव 
( 4) श्री चितरंजन सिन्हा " कनक " कनक भवन, नया टोला, मुजफ्फरपुर 

- उपाध्यक्ष 
(5) डा0 संजय पंकज, गरीब नाथ धाम न्यास समिति सदस्य, नितेश्वर मार्ग आमगोला, मुजफ्फरपुर – सदस्य 
(6) श्री आमोद कुमार, साढ़ा कोठी, नया टोला, मुजफ्फरपुर 

- सदस्य 
(7) श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह उर्फ सीपाही जी , रेलवे लाईन के बगल में नया टोला, मुजफ्फरपुर - सदस्य 
( 8) श्री अरविन्द कुमार सिंह उर्मिला नरसिंह होम श्याम नन्दन रोड नया टोला, मुजफ्फरपुर - सदस्य 
(9) श्री जय नन्दन प्रसाद, मेस्तर टोली, नया टोला माईस्थान मुजफ्फरपुर 

- सदस्य 
( 10) श्रीमती कृष्णा शाही, स्पीकर रोड , शाही निवास, नया टोला मुजफ्फरपुर 

- सदस्य 
(11) श्री पशुपति सिंह, पोलीटेकनिक कॉलेज के सामने गली में नया टोला, मुजफ्फरपुर 

- सदस्य 
इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 10. 12. 14 से पाँच वर्ष का होगा । एक वर्ष के बाद इसके कार्यो की 
समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल की निरन्तरता कायम रहेगी । 

विश्वासभाजन, 
किशोर कुणाल , 


अध्यक्ष । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 199-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic . in 


